सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 555 


राँची , शुक्रवार , 


11 अगस्त, 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
10 अगस्त , 2017 


संख्या- 9/ RCH-234 /2014 - 979 (3)-- राज्य में जैविक अवशिष्ट निष्पादन की समीक्षा एवं 
अनुश्रवण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी Bio- Medical 
Waste Management Rules, 2016 के नियम- 12 (4 ) में प्रदत प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिला 
स्तरीय Monitoring Committee का गठन किया जाता हैं जिसका स्वरूप निम्नवत् हैं : 


अध्यक्ष । 


सदस्य सचिव । 


1. उपायुक्त 
2 . असैनिक शल्य चिकित्सक - सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी 
3. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि 
4. कार्यपालक अभियंता , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


सदस्य । 


सदस्य । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 अगस्त , 2017 
____ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी , 

सदस्य । 


नगर निगम/ नगर पालिका के प्रतिनिधि 


स्थानीय आई०एम०ए० शाखा के प्रतिनिधि 


सदस्य । 


6. 
7. 


Bio Waste Treatment हेतु चयनित एजेन्सी के प्रतिनिधि 


- 


सदस्य । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अभिषेक श्रीवास्तव , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 555 -- 50 


